निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 फाल्गुन 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 220 ) पटना , वृहस्पतिवार , 17 मार्च 2016 

सं० SFC /25/1/ 16- FR- 1510 

वित्त विभाग 


- - - - 


संकल्प 

24 फरवरी 2016 
विषयः- पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को लागू करने 

के संबंध में । 
पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 - I सह पठित 243- Y 
के अनुपालन में तथा बिहार राज्य पंचायत अधिनियम - 2006 की धारा- 168 एवं बिहार नगरपालिका 
अधिनियम - 2007 की धारा -71 के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्त विभागीय अधिसूचना सं०12530 दिनांक 
13.12. 2013 द्वारा किया गया । पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री ए0एन0पी0 सिन्हा द्वारा 
दिनांक 02 .02 . 2016 को अंतिम प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया गया । अनुशंसाओं का सार 
संक्षेप प्रतिवेदन के अध्याय - 9 में भरित है । 

2 . समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं का 
निम्न अल्प संशोधन के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया है: 

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के कुल व्यय ( वास्तविकी) का 

2 . 75 प्रतिशत स्थानीय निकायों को Devolution + Grant के रूप में अंतरित किया 
जाएगा । 
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में Devolution के रूप में पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के अपने 
शुद्ध कर राजस्व का 8 . 5 प्रतिशत राशि स्थानीय निकायों को अंतरित की जाएगी । 
पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को कुल हस्तांतरित होनी वाली 
राशि का अंतर्विभाजन 70 : 30 के अनुपात में वित्तीय वर्ष 2015 - 16 से 2019- 20 तक 
किया जाएगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 मार्च 2016 
स्थानीय निकायों को कुल अंतरित की जानेवाली राशि के द्वितीय किस्त की विमुक्ति 
के पूर्व पिछले वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि का लेखा एवं आंतरिक अंकेक्षण 

प्रतिवेदन के साथ - साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किया जाना अनिवार्य होगा । 
3 . पंचायतों को दी जाने वाली राशि पंचायती राज विभाग की मांग संख्या - 16 में मुख्य 
शीर्ष- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न लघु शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगी । 

4 . नगर विकास एवं आवास विभाग की मांग संख्या - 48 में मुख्य शीर्ष - 2217 शहरी विकास 
उपमुख्य शीर्ष - 80 - सामान्य के विभिन्न लघु शीर्ष के अंतर्गत राशि विकलनीय होगी । 

5 . यह आदेश वित्तीय वर्ष 2015- 16 से प्रभावी होगा । 
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में 
प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रवि मित्तल , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 220 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


